सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 


असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 फाल्गुन , 19 37 ( श० ) 


संख्या 341 राँची , बुधवार , 


16 मार्च, 2016 ( ई०) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

29 फरवरी , 2016 
संख्या- 4/नि0सं0- 12- 94/ 2014 का० . 1810 -- श्रीमती दीपमाला , झा०प्र०से०, ( चतुर्थ बैच , गृह 
जिला- पलामू), अंचल अधिकारी , अनगढ़ा, राँची का तकनीकी त्याग पत्र स्वीकार करते हुए सहायक 
कार्य प्रबंधक ( प्रशिक्षु) , Indian Ordinance Factories Service, Ministry of Defence के पद पर 
योगदान हेतु दो वर्षों के गहनाधिकार पर इस शर्त के साथ विरमित किया जाता है कि झारखण्ड सरकार 
के अधीन कार्यरत अवधि में यदि किसी मामले में सरकार की देयता का उत्तरदायित्व ठहराया जाता है , 
तो उसकी वसूली इनसे की जायेगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 3 4 1 - 50 | 


